निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 145 ) 


2 वैशाख 1931 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 22 अप्रील 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2009 
सं० 1 स्था० -43/09 - 395 वि०स० — वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 3ए - 7 - महा० - 01/05 - 1500 वि० ( 2 ) , 
दिनांक 24.03.2005 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 499 , दिनांक 12.04. 2005 के अनुसरण में श्री राजेन्द्र 
खाँ , अवर सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 28.02. 2009 के 
अपराह्न से सेवानिवृत किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 145 -571 +10-डी0टी0पी0 । 


